रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD . NO . D. L.-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of Indig .. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खंड ( II ) 
PART II - Section 3 -- Sub -section (ii) 


IT : 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं . 215 ] 
No. 2151 


नई दिल्ली, शुक्रवार , अप्रैल 23 , 1999 / बैशाख 3, 1921 
NEW DELHI, FRIDAY , APRIL 23, 1999 /VAISAKHA 3, 1921 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1999 
का . आ . 281 ( अ ). - पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 ( 1966 का 31 ) की धारा 72 की उपधारा ( 3 ) के साथ पठित उसकी उपधारा ( 1 ) 
के अधीन सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 ( 1925 का पंजाब अधिनियम 8 ) के अधीन 1, नवम्बर , 1966 से ही गठित बोर्ड उन क्षेत्रों में जिनमें यह उक्त 
दिवस से ठीक पूर्व वह कृत्य कर रहा था और प्रवर्तनशील था उन निदेशों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर अब तक जारी किए 
जाएं तब तक उक्त बोर्ड के संबंध में विधि द्वारा अन्य उपबंध कृत्य करता रहेगा और प्रवर्तनशील रहेगा ; 

और, धारा 72 की उपधारा ( 2 ) के अधीन , ऐसे किसी निदेश में यह निदेश सम्मिलित हो सकेगा कि कोई ऐसी विधि जिससे उक्त बोर्ड शासित 
होता है , उस बोर्ड को लागू होना,निदेश में निर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन , रहते हुए प्रभावी होगी , 

और शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अमृतसर ने एक संकल्प पारित किया है जिसमें भारत सरकार से , सिखों की बहुत पुरानी मांग को पूरा करने 
के लिये सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन करके " तखा श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो, भटिंडा ( पंजाब ) " को "तखा " घोषित करने और 
जोड़ने का अनुरोध किया गया है ; 

अतः अब केन्द्रीय सरकार पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 72 की उपधारा ( 2 ) और ( 3) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम 105 का पजाब अधिनियम 8 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम 
कहा गया है घरमिजारा करन का तारीख से निम्नलिखित और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा , अर्थात् : 

उपांतरण 
1. अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii) में - 

( क ) " निम्नलिखित चार तखा " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित " पांच तखत " रखे जाएंगे । 
( ख ) " पटना " शब्द के पश्चात् आने वाले " और " शब्द का लोप किया जाएगा ; 
( ग ) " श्री तख्त हसूर साहिब, हैदराबाद डक्कन " शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् " और श्री तख्त दमदमा साहिब, 

तलवंडी साबो, भटिंडा, पंजाब " । 
2 . अधिनियम की धारा 43क की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) में 

( क ) "निम्नलिखत चार तख्त " शब्दों के स्थान पर " निम्नलिखित पांच तखा " शब्द रखे जाएंगे। 


1244GI/ 99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part II-- Sec . 3 ( ii ) ] 


VIL 


( a ) " 424 " , YER 3 rd " t " src , ita fapt ICT; 
(TT) “ # G ET HIC , Tas, prest 996 FARAFER STET WIRT , 37e1fa : 

" श्री तख्त दमदमा साहिब , तलवंडी साबो, भटिंडा, पंजाब और " । 
3. fufia ar fhe Hea gal PA 17 &i-wi , " the GT " TUTTI 

(67. I. 17@ 12 /7/98 – 2775.VH. ( FT.- 1) ] 

शिव बसन्त , संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 23rd April, 1999 
S .O . 281 (E ). — Whereas under sub -section (1) of Section 72 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966 ), 
read with sub - section (3 ) thereof, the Board constituted under the Sikh Gurdwaras Act, 1925 (Punjab Act VIII of 1925 ) shall , 
on and from the 1st day of November, 1966 , continue to function and operate in those areas in respect of which it was 
functioning and operating immediately before that day, subject to such directions as may from time to time be issued by the 
Central Government, until other provision is made by law in respect of the said Board ; 

And whereas, under sub -section (2) of Section 72, any such direction may include a direction that any law by which 
the said Board is governed shall , in its application to that Board , have effect, subject to such exceptions and modifications as 
may be specified in the direction ; 

And whereas the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee, Amritsar has passed a Resolution requesting the 
Government of India to declare and add “ Takhat Sri Damdama Sahib , Talwandi Sabo , Bhatinda (Punjab ) as a “ Takhat" by 
making amendments in the Sikh Gurdwaras Act, 1925 to fulfill the long- standing demand of the Sikhs; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) read with sub -sections ( 2 ) and (3 ) of Section 
72 of the Punjab reorganisation Act, 1966 , the Contral Government hereby directs that the Sikh Gurdwaras Act, 1925 
(Punjab Act VIII of 1925 ) hereinafter referred to as the Act shall effect , as from the date of issue of this notification , subject 
to the following furthermodifications, namely : 

Modifications 
1. In clause ( ii) of sub -section (1) of Section 43 of the Act : 
(a ) for the words “ following four Takhats" , the words " following five Takhats" shall be substituted . 

the word " and ” occurring after the word Patna shall be omitted ; 
after the words " the Sri Takhat Hazur Sahib , Hyderabad Deccan " , the following shall be added , namely : 

; and the Sri Takhat Damdama Sahib , Talwandi Sabo, Bhatinda , Punjab " . 
2. In clause ( ii) of sub - section (1) of Section 43 — A of the Act : 
(a) for the words " following four Takhats” the words“ following five Takhats” shall be substituted; 

the word " and " occurring after the word Patna shall be omitted ; 
(c) after the words " the Sri Takhat Hazur Sahib , Nanded ; and the following shallI 

" the Sri Takhat Damdama Sahib , Talwandi Sabo , Bhatinda, Punjab ; and ". 
3 . In the Act for the words " four Sikh Takhats" , wherever they occur, the words " five Sikh Takhats" shall be 
substituted . 

[F . No. 17012 / 7/ 98 IS ( D -I) 


SHIV BASANT, Jt . Secy . 


Printed by theManager,Govt. of India Press ,Ring Road , Mayapuri,New Delhi- 110064 


